रजिस्ट्री सं० डी . एल.- 33004/ 99 


REGD. NO D L -33004 / - 


.. 


. 


1 


समयमेव जयत 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


PL 


भाग - खण्डन 
PART Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


EXTRAORDINARY 
PART Section 

1 


, TH , 
1 


. 


RACCha 


से . 265 ] 
No. 265 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , अक्तूबर 9, 2002 / आश्विन 17 , 1924 
NEW DELHI, WEDNESDAY , OCTOBER 9, 2002/ ASVINA 17 , 1924 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2002 

संख्या 41 / 2002 - 07 
फा. सं 01 / 83 / 162 / 738 / ए एम 03 / डी . ई. एस . IV . – निर्यात और आयात नीति 2002 - 2007 के पैरा 2.4 और प्रक्रिया 
पुस्तक ( खण्ड - 1 ) के पैरा 1.1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा " डी.ई. पी. बी . दरों की 
अनुसूची " नामक पुस्तक में निम्नलिखित संशोधन / परिवर्धन करते हैं : 
1. डी .ई. पी . बी. दरों के लिए सामान्य निर्देशों की क्रमसंख्या 11 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया 
जाएगा : 


“ एसेम्बल उत्पाद सहित मिश्रित मदें जिनके एक से अधिक संधटक हैं तथा जिनके लिए पृथक रूप से 
डी. ई. पी . बी . दर निर्धारित है, के निर्यात के लिए भी डी .ई. पी . बी. लाभ उपलब्ध होंगे । ऐसे मामलो मे , 
संघटक मदों के ऐसे उत्पाद के कुल शुद्ध भार के 5 % से कम भार को नजरअंदाज करते हुए संघटक मदों 
पर लागू न्यूनतम दर तक डी .ई. पी . बी. हकदारी प्रतिबंधित होगी । तथापि , ऐसे उत्पाद जिनकी संघटक मद का 
भार उसके कुल शुद्ध भार ( उत्पाद का ) के 5 % से अधिक हो तथा जिनके लिए डी. ई. पी. बी . दर निर्धारित 
नहीं हो , के निर्यात पर डी . ई. पी. बी. लाभ ग्राह्य नहीं होगा । 


निर्यातकों को ऐसे उत्पाद के निर्यात पर डी. ई. पी . बी . लाभ के लिए दावा पेश करने हेतु शिपिंग बिल मे 
निम्नलिखित ब्यौरों को भी देना होगा : - 


1. कुल शुद्ध भार सहित एसेम्बल्ड और मिश्रित उत्पाद का विवरण , 


3155 GI/2002 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


( PARTF - SEc. 1 ] 


2. ऐसे उत्पाद के सभी संघटक मदों का उनसे संबंधित भार सहित विवरण , 
3. ऐसी सभी संघटक मदों की क्रेडिट दर और संबंधित डी. ई. पी . बी. प्रविष्टि संख्या , 
4 . संघटक मद के भार का ऐसे उत्पाद के कुल शुद्ध भार के 5 % से कम होने का सबूत । " 


2. 


उत्पाद समूह - इन्जीनियरिंग 


उत्पाद कोड - 61 


(i) 


उत्पाद समूह - इन्जीनियरिंग में निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी : 


क्रम संख्या निर्यात उत्पाद 


डी . ई. पी . बी . दर 


| डी. ई. पी . बी . हकदारी के 
लिए वैल्यू कैप 


571 


10 . 00 


स्फेरोइडल ग्रेफाइट क्वालिटी/ स्टील 
क्वालिटी/ एलॉय आई सी 
क्वालिटी / आई सी डी पी 
क्वालिटी/ रोलिंग मिल के लिए हाई 
क्रोम क्वालिटी रोल्स । 


3 . 


उत्पाद समूह - रसायन और सम्बद्ध उत्पाद 


उत्पाद कोड - 62 


निम्नलिखित प्रविष्टियों को इस प्रकार जोड़ी जाएगी : 


क्रम संख्या निर्यात उत्पाद 


975 
976 


डी. ई. पी. बी . दर | डी . ई. पी . बी . हकदारी के 

| लिए वैल्यू कैप 
1 % 
14 % 375 रूपये /किग्रा 
14 % 400 रूपये/किग्रा 
12 % 450 रूपये/किग्रा 
7 % 


| फार्मिक एसिड 
फेनमेडिफाम टेकनिकल ( न्यूनतम 97 % ) 
डेसमेडिफाम टेकनिकल ( न्यूनतम 97 % ) 
| नेप्रोपमाइड टेकनिकल ( न्यूनतम 90 % ) 
| क्लियर फ्लोट ग्लास 


977 


978 


979 


उत्पाद समूह · प्लास्टिक 


उत्पाद कोड · 63 


निम्नलिखित प्रविष्टियों को इस प्रकार जोड़ी जाएगी : 


क्रम संख्या निर्यात उत्पाद 


डी. ई. पी . बी. दर डी .ई. पी. बी . हकदारी के 

| लिए वैल्यू कैप 
12 % 


135 


फ्रेगरेंट और डिजाइन्ड पॉलीप्रोपीलीन चटाई 


इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 


एल. मानसिंह, महानिदेशक, विदेश व्यापार 


( HPI- T 


1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 9th Oclober, 2002 

No. 41/2002 - 07 


F . No. 01/83/ 162/738 /AM 03/DES - IV . - In exercise of powers conferred under paragraph 2 . 4 of the Export and 
Import Policy, 2002 — 2007 and paragraph 1. 1 of Handbook ( Vol. 1) , the Director General of Foreign Tradc hereby makes the 
following amendments/ additions in the book titled “ Schedule of DEPB Rates" 


1. S. No. 11 of General Instructions for DEPB Rates shall be substituted hy the 
-following : 


" DEPB benefit would also be admissible on the export of composite product 
including assembled product having more than one constituent items for which DEPB 
rates are individually fixed . In such cases the DEPB entitlement would be restricted 
to the lowest of the rate applicable to the constituent items ignoring the rate of the 
constituent item ( s) having weight less than 5 % of the total net weight of such product. 
However , no DEPB benefit would be admissible on the export of such product, if any 
constituent item (s ) is weighing more than 5 % of the total net weight ( of the product) 
and does nothave any DEPB rate fixed . 


The exporters shall declare in the shipping bill the following details also for 
claiming DEPB benefit on the export of such product: 


Description of the composite product including the assembled product 
alongwith its total net weight. 
Description of all the constituent items of such product with their respective 
weight. 
Respective DEPB entry No . and the credit rate of all such constituent items. 
Specify the constituent item having weight less than 5 % of the total net weight 
of such product." 


iii ) 


Product Group : Engineering 


Product Code : 61 


(1) The following entry shall be added in the Product Group - Engineering 


S .No. 


Export Product 


DEPB Rate 


Value cap for 
DEPB entitlement 


Spheroidal Graphite Quality / 10 ,00 
Steel Quality / Alloy C 
Quality / ICDP Quality / High 
Chrome Quality ROLLS FOR 
ROLLING MILLS 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[PART |-- Sec 1] 


3 ) 


Product Group : Chemicals and Allied rroducts 


Product Code :62 


The following entries are added as under : 


S.No. 


975 


976 


Export Product 

DEPB Rate Value Cap for DEPB 

entitlement 
Formic Acid 

| 1 % 
Phenmedipham Technical | 14 % 

Rs. 375 /kg 
(97 % Minimum ) 
Desmedipham Technical 14 % Rs. 400/kg . 
( 97 % Minimum ) 
Napropamide Technical (90 % 12 % | Rs. 450 /kg 
Minimum ) 
Clear Float Glass 

7 % 


977 


978 


979 


Product Group : Plastics 


Product Code : 63 


The following entry is added as under : 


S. No . 


Export Product 


for DEPB 


DEPB Rate Value Cap 

entitlement 
Designed | 12 % 


135 


Fragrant & 
Polypropylene Mat 


This issues in public interest 


L MANŞINGH , Director General of Foreign Trade 


Printed by the Manager, Govt of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi 110054 


